सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 भाद्र , 1943 ( श ० ) 


संख्या -14 राँची , बुधवार 


25 अगस्त , 2021 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


पुरःस्थापन के 


} 


भाग 1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 163-169 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश | 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए. , आई.एस - सी . , बी.ए , 
बी.एस.सी. , एम.ए. , एम.ए.सी . , लॉ भाग 1 और 
2 , एम.बी.बी.एस. , बी.सी.ई. , डिप ० - इन - एड . , 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1 - ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएँ , परीक्षाफल आदि । 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 
' भारत गज़ट ' और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग - 5 -झारखण्ड विधान - सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग - 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 9- विज्ञापन 
भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएँ , परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक- 


... 


पूरक " अ " 


... 


164 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 25 अगस्त , 2021 

भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
01 अप्रैल , 2021 


संख्या - खण्ड -01 स्था०-133 / 20213-730 -- वि ० स ० । झारखण्ड विधान सभा की नियम समिति की 
अनुशंसा के आलोक में मा ० उच्च न्यायालय में दार याचिका- W.P ( C ) -3687/2020 एवं 
W.P ( C ) -3654/2020 के प्रसंग में संविधान के 10 वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत झारखण्ड विधान 
सभा सदस्य ( दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता ) नियम , 2006 के प्रासंगिक प्रावधान नियम -6 ( 1 ) एवं 
इससे संबन्धित कुछ पैरा पर विचार करने हेतु त्रिसदस्यी समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता 
है । 
1- श्री स्टीफन मराण्डी 

स ० वि ० स ० 

संयोजक 
2- श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
3- श्री विनोद कुमार सिंह 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
( ii ) सभा सचिव इस समिति के सदस्य होंगे | 
( iii ) समिति पूर्ण विचार कर अपना प्रतिवेदन यथाशीघ्र सौंपेगी | 


माननीय अध्यक्ष , झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


रंजीत कुमार , 


संयुक्त सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा , रांची | 


-------- 


165 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 25 अगस्त , 2021 


झारखण्ड विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 


16 अगस्त , 2021 


संख्या -01 स्था0-75 / 2012-1411वि ० स ० सभा - सचिवालयकेज्ञापांक -01 स्था ०102 / 2020 / 224 , 
दिनांक - 20.07.2021-- के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि 
श्री सुरेश रजक , अवर सचिव , झारखण्ड विधान - सभा , राँची को सूचना का अधिकार ( अधिनियम ) 2005 के 
तहत् सहायक जनसूचना पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

01 . एतद् विषयक पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
02 . यह आदेश दिनांक -20.07.2021 के प्रभाव से प्रभावी होगा । 


आदेश से , 


नवीन कुमार , 


उप सचिव , 
झारखण्ड विधान - सभा , राँची । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 25 अगस्त , 2021 


166 


प्रकाशनार्थ सूचना 


# LALITA , LALITA TREHAN पिता LATE CHAMANLAL TREHAN शपथ पत्र 
सं ० 03 , दिनांक 8 दिसम्बर , 2020 के अनुसार LALITA SAREEN के नाम से जानी जाऊँगी । 

LALITA , LALITA TREHAN एवं LALITA SAREEN तीनों एक ही महिला का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT- 


HOLDING NO -12 , 
CIRCUIT HOUSE AREA , EAST , 


ROAD NO - 9 , 
P.O. & P.S.- BISTUPUR , 
TOWN JAMSHEDPUR , , 


DIST.- EAST SINGBHUM , 


( JHARKHAND ) 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं IRA BANERJEE पति LATE ANIL KUMAR CHATTERJEE शपथ पत्र 
सं ० 0005535046 , दिनांक 16 दिसम्बर , 2019 के अनुसार IRA CHATTERJEE के नाम से जानी 
जाऊँगी । 

IRA BANERJEE एवं IRA CHATTERJEE दोनों एक ही महिला का नाम है | 


PRESENT RESIDENT- 


2432 , HIMADRI , 
VIJAYA HERITAGE , 05TH PHASE , 
ANIL SURPATH , KADMA , 
P.O. & P.S.- KADMA , 


TOWN JAMSHEDPUR , 


DIST.- EAST SINGHBHUM , 


( JHARKHAND ) 


167 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 25 अगस्त , 2021 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं KANISKHA पिता SHAMBHU KUMAR शपथ पत्र सं ० 527 , दिनांक 5 दिसम्बर , 2019 
के अनुसार KANISHKA के नाम से जानी जाऊँगी । 

KANISKHA एवं KANISHKA दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


RAJ NIWAS , 


PURULIA ROAD , 


NEAR BLOCK OFFICE , 


P.O.- CHAS , 


P.S.- CHAS , , 


DIST.- BOKARO , 


( ( JHARKHAND ) 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं SHEELA DEVI पति MR . HOM BAHADUR THAPA शपथ पत्र सं ० 1632 , 
दिनांक 24 दिसम्बर , 2019 के अनुसार SHEELA THAPA के नाम से जानी जाऊँगी । 

SHEELA DEVI , SHEELA KUMARI MAL एवं SHEELA THAPA तीनों एक ही महिला 
का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT- 


B.A.U. CAMPUS , KANKE , , 


P.O.- KANKE , 


P.S.- KANKE , 
DIST.- RANCHI , 


PIN - 834006 


( JHARKHAND ) 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 25 अगस्त , 2021 


168 


प्रकाशनार्थ सूचना 


# SD . OMAR FAROOQUE AND SYED OMER FAROOQUE A LATE SYED 
SHAMIM AHMAD शपथ पत्र सं ० 1305 , दिनांक 4 दिसम्बर , 2020 के अनुसार S. UMAR 
FAROOQUE के नाम से जाना जाऊँगा | 

SD . OMAR FAROOQUE , SYED OMER FAROOQUE O S. UMAR FAROOQUE 
तीनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


NASIM COLONY , PUGMIL , 


HAZARIBAG , 


( JHARKHAND ) 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं SHIKHAR पिता NAGENDRA KUMAR शपथ पत्र सं ० 685 , दिनांक 12 दिसम्बर , 2020 
के अनुसार ARYA SHIKHAR के नाम से जाना जाऊँगा । 

SHIKHAR एवं ARYA SHIKHAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PRESENT RESIDENT -- 


OPP . ROCK GARDEN 


JAI PRAKASH MORE , 


KANKE ROAD , 
P.S.- GONDA , , 
DIST.- RANCHI , 
( JHARKHAND ) 


169 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 25 अगस्त , 2021 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं LALDEO ORAON पिता GHURNA ORAON . शपथ पत्र सं ० 90363 , 
दिनांक 3 अगस्त , 2021 के अनुसार VISHAL BARA के नाम से जाना जाऊँगा | 

LALDEO ORAON , L. ORAON एवं VISHAL BARA तीनों एक ही पुरुष का नाम है । 

भारत के राजपत्र ( साप्ताहिक ) संख्या -35 दिनांक 31 अगस्त , 2019 ( शनिवार , भाद्रपद 9 , 
1941 ) में इनका नाम लालदेव उराँव पिता घुरना उराँव से विशाल बारा प्रकाशित किया गया है । इसके 
आधार पर झारखण्ड गजट के साधारण अंक में प्रकाशित किया जा रहा है । 


PRESENT RESIDENT- 


QR . NO . - 216 , 
ST - 12 , SECTOR - 9 / B , 
P.O.- SECTOR - 9 
P.S.- HARLA , BOKARO STEEL CITY , 
DIST.- BOKARO , 


PIN- 827009 


( JHARKHAND ) 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 14-- 50 | 


